निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
संo पटना 485 ) पटना. बुधवधि,न 19342oos 


( संo पटना 485 ) 


23 आश्विन 1930 ( श ) 
पटना, बुधवार , 15 अक्तूबर 2008 


सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग 


अधिसूचना 

2 मई 2008 
सं0 320, अधि0 संख्या विज्ञा० 46 - 2 / 08 36 सू० ज० स० वि०, 2 मई 2008 — बिहार विज्ञापन नीति 2008 
के आलोक में दिनांक 24 / 04 / 2008 को आयोजित " विज्ञापन प्राधिकृत समिति " की बैठक में की गयी अनुशंसा 
पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सरकारी विज्ञापन हेतु निम्नलिखित समाचार पत्रों को राज्य स्वीकृत 
सूची में रखने का निर्णय लिया गया : 

1. टाईम्स ऑफ इंडिया ( अंग्रेजी) पटना, दिल्ली मुम्बई 
2. हिन्दुस्तान (हिन्दी ) 

पटना, भागलपुर , मुजफ्फरपुर, दिल्ली 
3. हिन्दुस्तान टाईम्स ( अंग्रेजी ) 

दिल्ली 
4. इंडियन एक्सप्रेस ( अंग्रेजी ) 

दिल्ली, मुम्बई 
5. न्यू इंडियन एक्सप्रेस ( अंग्रेजी) बंगलौर 
6. आज (हिन्दी ) 

पटना, वाराणसी 
7. राष्ट्रीय सहारा (हिन्दी ) 

दिल्ली 
8. दैनिक भास्कर (हिन्दी ) 

पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर , दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ , 

लुधियाना, देहरादून 
9. प्रभात खबर (हिन्दी ) 

पटना, राँची 
10. संमार्ग (हिन्दी ) 

कोलकाता 
11. दी पायोनियर ( अंग्रेजी ) 

दिल्ली 
12. इकोनॉमिक टाईम्स ( अंग्रेजी ) कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई 
13. दी स्टेट्स मैन ( अंग्रेजी) 

कोलकाता 
14. दी ट्रिब्यून ( अंग्रेजी ) 

चंडीगढ़ 
15. दी टेलिग्राफ ( अंग्रेजी ) 

कोलकाता 
16. दैनिक भास्कर (हिन्दी ) 

भोपाल 
17. नवभारत टाईम्स (हिन्दी ) 

दिल्ली, मुम्बई 
18. कौमी तंजीम (उर्दू) 

पटना, राँची 
19. फारुखी तंजी (उर्दू) 

पटना, राँची 


बिहार गजट ( असाधारण ) 15 अक्तूबर 2008 


20 . पिंडार ( उर्दू ) 

पटना 
21. संगम ( उर्दू) 

पटना 
22. इन्कलाव ए जदीद ( उर्दू) 

पटना 
23. देश विदेश (उर्दू) 

भागलपुर 
24. नई बात (हिन्दी ) 

भागलपुर 
25. दी फ्री प्रेस जर्नल ( अंग्रेजी) 

मुम्बई 
26. प्यारी उर्दू ( उर्दू) 

पटना 
इस हद तक तत् संबंधित पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं को संशोधित समझा जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

देव नारायण मेहता, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट (असाधारण ) 485 - 571 - डी0टी0पी0 । 


